निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 50 


22 अग्रहायण 1939 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

13 दिसम्बर 2017 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-12 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ० ए ० , 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


, 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग - 9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


13-17 


2 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

1 दिसम्बर 2017 
सं 0 ई2-2-062 / 2010-3980 — बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 
श्री राजीव रंजन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सासाराम अनुमंडल को दिनांक 16.12.2015 से 12.02.2016 तक कुल 59 
( उनसठ ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव । 


योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

3 अगस्त 2017 
सं0 यो 03 / 3-16 / 99–4229 / यो 0 वि0 — श्री संजय कुमार झा, भूतपूर्व सदस्य बिहार विधान परिषद् को बिहार राज्य 
योजना पर्षद , पटना के सदस्य सामाजिक प्रक्षेत्र के पद पर नियुक्ति की तिथि से सरकार के अगले आदेश अथवा 3 वर्ष, जो 
भी कम हो के लिए मनोनीत किया जाता है । 
2. श्री झा को राज्य मंत्री की सभी सुविधाएँ देय होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
डा 0 दीपक प्रसाद , प्रधान सचिव । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 
27 जून 2017 


सं 0 1 स्था०-62/17-4699/ वि ० स० । — वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या -3 ए -2 - वे.पु०-09 / 2016 
3590 ( वि ० ) , दिनांक 24.05.2017 एवं सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या -3630 , दिनांक 29.05.2017 के अनुसरण में सभा 
सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारियों ( सहायक सम्वर्ग ) का दिनांक -01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन स्तर में वेतन औपबंधिक रूप से 
संलग्न विवरणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जिसका वास्तविक वित्तीय लाभ दिनांक 01.04.2017 से देय होगा । 

सभा सचिवालय द्वारा संलग्न विवरणी में उल्लिखित प्रशाखा पदाधिकारियों का औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन स्तर में 
निर्धारित वेतन का सत्यापन वित्त विभाग द्वारा कराये जाने के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर निर्धारित वेतन 
तदनुसार संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गयी आधिक्य राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं कम राशि के भुगतान की 
भरपाई कर दी जायेगी । वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प में दिये गये निदेशों के अनुरूप अनुमान्य होंगे । 


आदेश से , 


विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


3 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


नाम एवं पदनाम 


01.01 . 


01.01. 


01.01 . 


01.01. 


क्र ० 
सं 0 


2016 को 


2016 को 


2016 को 


01.01. 
2016 को 
मौजूदा 
वेतन बैंड 


01.01. 
2016 को 

मौजूदा 
ग्रेड वेतन 


2016 को 
प्राप्त ग्रेड 


वेतन वृद्धि की 
तिथि एवं उस 

तिथि को 
वर्द्धित वेतन 


01.04. 
2017 को 
पुनरीक्षित 

वेतन 


प्राप्त मूल 


मौजूदा 
वेतन बैंड 
में वेतन 


प्राप्त मूल 
वेतन ग 


वेतन 


( स्तम्भ 
4 + 5 ) 


2.57 
( फिटमेंट 


वेतन का 
पे मैट्रिक्स 
में अनुमान्य 
वेतन स्तर 


फैक्टर ) 


एवं 
पुनरीक्षित 

वेतन 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1 


श्री अरविन्द कुमार 


6600 


24290 


30890 


79387 


वेतन 


83,300 / 


मिश्र, 


PB- 3 
15600 
39100 / 


स्तर -11 


प्रशाखा पदाधिकारी 


80,900 / 


2 


6600 


24290 


30890 


79387 


वेतन 


83,300 / 


श्री जय राम सिंह 
प्रशाखा पदाधिकारी 


PB - 3 
15600 
39100/ 


स्तर -11 


80,900 / 


3 


श्री अजय कुमार 


5400 


21100 


26500 


68105 


वेतन 


71,100 / 


PB- 3 
15600 
39100/ 


सिन्हा 
प्रशाखा पदाधिकारी 


स्तर -10 


69,000 / 


श्री मो 0 शमीम 


5400 


21260 


26660 


68516 


वेतन स्तर -9 


71,300/ 


PB - 2 
9300 


1.7.2016 
83,300 / 
1.7.2017 
85.800/ 
1.7.2016 
83,300/ 
1.7.2017 
85,800/ 
1.7.2016 
71,100 / 
1.7.2017 
73,200 / 
1.7.2016 
71,300/ 
1.7.2017 
73,400/ 
1.7.2016 
65,200 / 
1.7.2017 
67,200 / 
1.7.2016 
65,200 / 
1.7.2017 
67,200/ 
1.7.2016 
62,200/ 


अहमद 


69,200/ 


प्रशाखा पदाधिकारी | 34,800 / 


5 


श्री विवेकानन्द झा 


5400 


18720 


24120 


61988 


वेतन स्तर -9 


65,200/ 


प्रशाखा पदाधिकारी 


PB - 2 
9300 
34,800 / 


63,300 / 


6 


श्री मुकेश कुमार 


5400 


18720 


24120 


61988 


वेतन स्तर -9 


65,200/ 


प्रशाखा पदाधिकारी 


PB- 2 
9300 
34,800/ 


63,300 / 


7 


4600 


18410 


23010 


59136 


वेतन स्तर -7 


60,400/ 


8 


श्री संजय कुमार 


4600 


18870 


23470 


60318 


वेतन स्तर-7 


1.7.2016 
62,200/ 


60,400 / 


9 


श्री विश्वनाथ प्र ० PB - 2 
मेहता 

9300 
सहायक - सम्प्रति 

34,800/ 
प्रशाखा पदाधिकारी 

PB - 2 
सहायक - सम्प्रति 

9300 
प्रशाखा पदाधिकारी | 34,800/ 
श्री राज किशोर PB - 2 
प्रसाद 

9300 
सहायक - सम्प्रति 

34,800 / 
प्रशाखा पदाधिकारी 

PB- 2 
श्रीवास्तव 9300 
सहायक - सम्प्रति 

34,800 / 
प्रशाखा पदाधिकारी 


4600 


18110 


22710 


58365 


वेतन स्तर-7 


1.7.2017 
60,400/ 


58,600/ 


10 


श्री प्रवीण कुमार 


4600 


17710 


22310 


57337 


वेतन स्तर -7 


1.7.2017 
60,400/ 


58,600/ 


4 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


नाम एवं पदनाम 


01.01 . 


01.01. 


01.01. 


01.01. 


01.01. 


01.04. 


क्र ० 
सं 0 


2016 को 


2016 को 


2016 को 


2016 को 


2017 को 


01.01. 
2016 को 

मौजूदा 
ग्रेड वेतन 


2016 को 
प्राप्त ग्रेड 


वेतन वृद्धि की 
तिथि एवं उस 

तिथि को 
वर्द्धित वेतन 


मौजूदा 
वेतन बैंड 


मौजूदा 
वेतन बैंड 
में वेतन 


प्राप्त मूल 
वेतन ग 


पुनरीक्षित 
वेतन 


प्राप्त मूल 

वेतन 
( स्तम्भ 
4 + 5 ) 


2.57 
( फिटमेंट 


वेतन का 
पे मैट्रिक्स 
में अनुमान्य 
वेतन स्तर 


फैक्टर ) 


एवं 
पुनरीक्षित 
वेतन 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


श्री सुनील कुमार 


4600 


17710 


22310 


57337 


वेतन स्तर-7 


1.7.2017 
60.400/ 


58,600 / 


12 


श्री राम कुमार 


4600 


13620 


18220 


46825 


वेतन स्तर -7 


1.7.2016 
49,000/ 


47,600/ 


13 


4600 


13620 


18220 


46825 


वेतन स्तर -7 


1.7.2016 
49,000/ 


47,600 / 


PB- 2 
सहायक - सम्प्रति 9300 
प्रशाखा पदाधिकारी | 34,800/ 

PB - 2 
यादव 

9300 
सहायक - सम्प्रति 

34,800/ 
प्रशाखा पदाधिकारी 
श्री उमा शंकर PB - 2 
यादव 

9300 
सहायक - सम्प्रति 

34,800/ 
प्रशाखा पदाधिकारी 

PB - 2 
सिंह 

9300 
सहायक - सम्प्रति 

34,800 / 
प्रशाखा पदाधिकारी 

PB - 2 
सहायक - सम्प्रति 9300 
प्रशाखा पदाधिकारी 

34,800 / 


14 


श्री अजय कुमार 


4600 


13620 


18220 


46825 


वेतन स्तर-7 


1.7.2016 
49.000/ 


47,600 / 


15 


श्री अजीत प्रसाद 


4600 


13620 


18220 


46825 


वेतन स्तर -7 


1.7.2016 
49,000 / 


47,600/ 


नाम एवं पदनाम 


अभियुक्ति 


क्र ० 
सं ० 


प्रोन्नति / 


प्रोन्नति / एम . 


वेतन वृद्धि 


एम.ए.सी. 


2017 को 


दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति / एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन 

निर्धारण 
पुनरीक्षित स्तम्भ 12 स्तम्भ 13 

01.04. 
वेतन ए.सी.पी. के 

में 

में की तिथि 
पी . की संरचना 

फलस्वरूप 

उल्लिखित उल्लिखित एवं उस पुनरीक्षित 
तिथि एवं ( पे पुनरीक्षित मूल 

वेतन 

तिथि को वेतन 
उस तिथि मैट्रिक्स ) वेतन संरचना 

पर एक में स्तम्भ 

वर्द्धित 
को 

वेतन 
पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स ) में 

उल्लिखित 
वेतन 

वेतन वेतन के 
संरचना 

ठीक आगे 


वेतन स्तर 


में मूल 


( पे 


14 में 


वेतन वृद्धि 
के पश्चात् 


वेतन स्तर 


( पे 


का प्रक्रम 


मैट्रिक्स ) 
में वेतन 


स्तर 


1 


2 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


श्री अरविन्द कुमार 


मिश्र, 
प्रशाखा पदाधिकारी 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


5 


नाम एवं पदनाम 


अभियुक्ति 


क्र ० 
सं 0 


प्रोन्नति / एम . 


वेतन वृद्धि 


एम.ए.सी. 


2017 को 


वेतन स्तर 


उस तिथि 


दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति / एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन 

निर्धारण 
प्रोन्नति / पुनरीक्षित स्तम्भ 12 स्तम्भ 13 

01.04. 
वेतन ए.सी.पी. के 

में 

में 

की तिथि 
पी . की संरचना फलस्वरूप 

उल्लिखित उल्लिखित एवं उस पुनरीक्षित 
तिथि एवं 

पुनरीक्षित मूल वेतन 

तिथि को वेतन 
मैट्रिक्स ) वेतन संरचना 

पर एक में स्तम्भ 

वर्द्धित 

वेतन 
को 
पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स ) में 

उल्लिखित 
वेतन 

वेतन वेतन के 
संरचना 

ठीक आगे 
( पे 

का प्रक्रम 
मैट्रिक्स ) 
में वेतन 


में मूल 


( पे 


14 में 


वेतन वृद्धि 
के पश्चात् 


वेतन स्तर 


स्तर 


1 


2 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


2 


श्री जय राम सिंह 
प्रशाखा पदाधिकारी 


3 


श्री अजय कुमार 


सिन्हा 
प्रशाखा पदाधिकारी 
श्री मो 0 शमीम 


4 


अहमद 
प्रशाखा पदाधिकारी 
श्री विवेकानन्द झा 
प्रशाखा पदाधिकारी 


5 


वित्त विभाग के 
संकल्प सं -3590 , 
दि0-24.05.17 

की कंडिका 
6 ( 2 ) के आलोक 
में दिनांक 01.01 . 
16 को ग्रेड वेतन 
4800 को अपग्रेड 
कर 5400 ग्रेड 


वेतन के अनुसार 


6 


श्री मुकेश कुमार 


प्रशाखा पदाधिकारी 


वेतन का निर्धारण 
वित्त विभाग के 
संकल्प सं -3590 , 
दि0-24.05.17 

की कंडिका 
6 ( 2 ) के आलोक 
में दिनांक 01.01. 
16 को ग्रेड वेतन 
4800 को अपग्रेड 
कर 5400 ग्रेड 


वेतन के अनुसार 


वेतन का निर्धारण 


7 


वेतन स्तर -9 


वेतन 


वेतन 


27.07.16 62,200 / 

अप ० 
वेतन 


01.07.17 | 65,200/ 
67,200 / 


स्तर -7 


श्री विश्वनाथ प्र ० 

मेहता 
सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 


स्तर -9 


64,100 / 


65,200 / 


स्तर -7 


6 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


नाम एवं पदनाम 


अभियुक्ति 


क्र ० 
सं 0 


प्रोन्नति / एम . 


वेतन वृद्धि 


एम.ए.सी. 


ए.सी.पी. के 


2017 को 


दिनांक 01.01.2016 के बाद प्रोन्नति / एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन 

निर्धारण 
प्रोन्नति / पुनरीक्षित स्तम्भ 12 स्तम्भ 13 

01.04. 
वेतन 

में 

में 

की तिथि 
पी . की संरचना फलस्वरूप 

उल्लिखित उल्लिखित एवं उस पुनरीक्षित 
तिथि एवं 

( पे पुनरीक्षित मूल वेतन 

तिथि को वेतन 
मैट्रिक्स ) वेतन संरचना 

पर एक में स्तम्भ 

वर्द्धित 

वेतन 
को 
पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स ) में 

उल्लिखित 
वेतन 

वेतन वेतन के 
संरचना 

ठीक आगे 


वेतन स्तर 


उस तिथि 


में मूल 


( पे 


14 में 


वेतन वृद्धि 
के पश्चात् 


वेतन स्तर 


( पे 


का प्रक्रम 


मैट्रिक्स ) 
में वेतन 


स्तर 


1 


2 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


8 


श्री संजय कुमार 


वेतन स्तर -9 


वेतन 


वेतन 


27.07.16 62,200/ 

अप ० 
वेतन 


01.07.17 | 65,200 / 
67,200 / 


स्तर-7 


सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 


स्तर -9 


64,100 / 


65,200 / 


9 


श्री राज किशोर 


वेतन स्तर -9 


वेतन 


वेतन 


स्तर -7 
27.07.16 60,400/ 

अप ० 
वेतन 


01.07.17 | 63,300/ 
65.200/ 


प्रसाद 


स्तर -7 


स्तर -9 


62,200/ 


63,300 / 


सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 


स्तर -7 


10 


श्री प्रवीण कुमार 


27.07.16 60,400/ 


वेतन स्तर-9 


वेतन 


वेतन 


63,300 / 


01.07.17 
65,200 / 


अप ० 


स्तर -7 


स्तर-9 


श्रीवास्तव 
सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 


वेतन 


62,200/ 


63,300 / 


स्तर-7 


11 


श्री सुनील कुमार 


वेतन स्तर -9 


वेतन 


वेतन 


27.07.16 60,400 / 

अप ० 
वेतन 


01.07.17 | 63,300 / 
65,200 / 


स्तर -7 


सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 


स्तर -9 


62,200/ 


63,300 / 


स्तर -7 


12 


श्री राम कुमार 


वेतन स्तर 


वेतन 


वेतन 


27.07.16 49,000 / 

अप ० 
वेतन 


01.07.17 | 53,100/ 
54.700 / 


स्तर -7 


स्तर -9 


50,500 / 


53,100 / 


स्तर-7 


13 


यादव 
सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 
श्री उमा शंकर 

यादव 
सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 


27.07.16 49,000/ 


वेतन स्तर -9 


वेतन 


वेतन 


53,100 / 


01.07.17 
54.700 / 


अप ० 


स्तर -7 


स्तर -9 


वेतन 


50,500/ 


53,100 / 


स्तर -7 


14 


श्री अजय कुमार 


30.12.16 49,000 / 


वेतन स्तर -9 


वेतन 


वेतन 


01.07.17 | 53.100/ 
54,700/ 


अप ० 


स्तर -7 


स्तर -9 


सिंह 
सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 


वेतन 


50,500/ 


53,100 / 


स्तर -7 


15 


श्री अजीत प्रसाद 


30.12.16 49,000/ 


वेतन स्तर-9 


वेतन 


वेतन 


53,100 / 


01.07.17 
54,700/ 


अप ० 


स्तर -7 


स्तर -9 


सहायक - सम्प्रति 
प्रशाखा पदाधिकारी 


वेतन 


50,500 / 


53,100 / 


स्तर -7 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


7 


27 जून 2017 


सं 0 1 स्था०-68/17-4707/ वि ० स ०। — वित्त विभाग , बिहार सरकार के संकल्प संख्या -3 ए- 2 - वे ० पु०-09/2016 


1 


3590( वि ० ) , दिनांक 24.05.2017 एवं सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या -3630, दिनांक 29.05.2017 के अनुसरण में सभा 


सचिवालय में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी ( पुस्तकालय ) का पुनरीक्षित वेतन स्तर में दिनांक 01.01.2016 से संलग्न विवरणी में 


औपबंधिक रूप से वेतन निर्धारित किया जाता है । निर्धारित वेतन का वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2017 से देय होगा । 


। 


वेतन के साथ अन्य अनुमान्य भत्ते का भुगतान संकल्प में जारी निदेश के अनुसार देय होगा । 


पुनरीक्षित वेतन स्तर में दिनांक 01.01.2016 से औपबंधिक रूप से निर्धारित वेतन का वित्त विभाग द्वारा सत्यापन के क्रम 


में संशोधन किये जाने या भविष्य में वेतन निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर अधिक भुगतान की गयी 


राशि की वसूली एवं कम भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति कर ली / दी जाएगी । 


क्र ० 


वेतन वृद्धि 


नाम एवं 
पदनाम 


सं ० 


को प्राप्त 


01.01. 
2016 को 

मौजूदा 
वेतन बैंड 


आदेश से , 

विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 
बिहार विधान सभा सचिवालय 
01.01. 01.01. 01.01 . 01.01.2016 01.01. 

01.04. 
2016 को 2016 को 2016 को 

2016 को 

की तिथि 2017 
मौजूदा ग्रेड मौजूदा प्राप्त मूल 

मूल वेतन 
X प्राप्त ग्रेड 

एवं उस को 
वेतन वेतन बैंड वेतन 

2.57 वेतन का 

तिथि को | पुनरीक्षित 
में वेतन ( स्तम्भ ( फिटमेंट 

पे मैट्रिक्स 

वर्द्धित वेतन 
4 + 5 ) फैक्टर ) 

में 

वेतन 
अनुमान्य 


वेतन स्तर 


एवं 
पुनरीक्षित 
वेतन 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1 


4200 


19620 


23820 


61217 


62200 


श्री पंकज कुमार 
सिंह , प्रशाखा 
पदाधिकारी 
( पुस्तकालय ) 


PB- 2 
9300 
34800/ 


1.1.2016 
64100 


8 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


क्र 0 


अभियुक्ति 


नाम एवं 
पदनाम 


सं 0 


वेतन वृद्धि 


एम.ए.सी.पी. 


2017 को 


दिनांक 01.01.2016 के बाद 

प्रोन्नतिI/ एम.ए.सी.पी. के तहत वेतन उन्नयन की स्थिति में वेतन 

निर्धारण 
प्रोन्नति / पुनरीक्षित | प्रोन्नति / एम. स्तम्भ 12 स्तम्भ 13 

01.04. 
वेतन ए.सी.पी. के 

में 

में की तिथि 
की तिथि संरचना फलस्वरूप उल्लिखित उल्लिखित एवं उस पुनरीक्षित 
एवं उस ( पे पुनरीक्षित मूल वेतन वेतन स्तर तिथि को वेतन 
तिथि को मैट्रिक्स ) वेतन 

वर्द्धित वेतन 
पुनरीक्षित में 

मूल 

संरचना ( पे वेतन 
वेतन वेतन मैट्रिक्स ) में 

उल्लिखित 
संरचना ( पे 

पश्चात् 

वेतन के 
मैट्रिक्स ) में 

वेतन ठीक आगे 


पर एक 


में स्तम्भ 


14 में 


वृद्धि के 


वेतन स्तर 


वेतन स्तर 


का प्रक्रम 


1 


2 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


64100 


वेतन स्तर 


वेतन 


वेतन 


1.7.2017 
69200 


1.4.2017 
67200 


9 


स्तर -6 


श्री पंकज कुमार 27.7.2016 
सिंह , प्रशाखा 

वेतन स्तर-6 
पदाधिकारी 
( पुस्तकालय ) 


स्तर-9 
67200 


66000 


24 जनवरी 2017 
सं0 1 स्था०-135/ 15-532 / वि ० स ० । — माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-17810/ 2016 में दिनांक 07. 
12.2016 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सभा सचिवालय के पत्रांक -1 स्था०-135/15-4812-4815, दिनांक 18.10.2016 एवं 
सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1 स्था०-135/15-4999, दिनांक 27.10.2016 को विखंडित किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव । 


16 दिसम्बर 2017 
सं0 1 स्था०-180/16-5939/ वि ० स ० । — सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार के संकल्प सं०-7/ एम०-1-402 / 2000 
खंड II- 6234 , दिनांक 30.06.2006 के अनुसरण में आल इंडिया ( लीव ट्रेवल कन्शेसन ) रूल्स 1975 के तहत एल ० टी ० सी ० 
सुविधा के लिए श्री रामश्रेष्ठ राय, सचिव , बिहार विधान सभा जो वेतनमान 70,290-1540-76,450/ - रू ० में प्रतिमाह 76,450/ 
रूपये वेतन पाते हैं को परिवार के साथ पटना से नई दिल्ली एवं नई दिल्ली से पटना वापसी की यात्रा के निमित्त दिनांक 05.12. 
2016 एवं 06.12.2016 को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । साथ ही दिनांक 03.12.2016 एवं 04.12.2016 को 
सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से 

दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


25 अप्रील 2017 
सं0 1 स्था०-252/ 16-2670 / वि ० स ० । — सभा सचिवालय के ज्ञापांक -962, दिनांक 10.02.2017 एवं ज्ञापांक -1125 , दिनांक 
17.02.2017 के क्रम में श्री उत्पल को मार्शल के स्थायी पद पर वेतनमान पी ० बी०-2-9300-34800 / - रूपये ग्रेड 
वेतन -5400/ - रूपये में प्रतिमाह 20280/ - रूपये वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्तों सहित दिनांक 25.04.2017 के पूर्वाह्न से योगदान 
स्वीकृत करते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 

आदेश से , 
दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


9 


1 जून 2017 
सं0 2स्था०-95 /2015-3800/ वि ० स० । — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ०नि ० को० 
22/ वि ० स०-07/ 13-420/ ( 22 ) , दिनांक -27.04.2017 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत श्री 
प्रदीप कुमार राय , उप सचिव , बिहार विधान सभा, पटना को दिनांक 17.11.2016 से 29.11.2016 तक उपार्जित अवकाश के 
उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । 

आदेश से , 
दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


7 फरवरी 2017 
सं 0 2 स्था०-119/15-831/वि ० स०। — सभा सचिवालय के अवर सचिव श्रीमती अनुपमा प्रसाद को वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) 
विभाग , बिहार सरकार के पत्र संख्या - वै० दा ०नि ० को०-22/वि ० स०-16/2016-1448( 22 ) , पटना, दिनांक 30.12.2016 एवं बिहार 
सेवा संहिता के नियम -220( A ) के अनुसरण में दिनांक 19.09.2016 से 03.10.2016 तक शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 


आदेश से , 


दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


1 जून 2017 
सं 0 2 स्था०-170/ 2014-3807/वि ० स०।– श्री प्रमोद कुमार सिंह , उप सचिव , बिहार विधान सभा , पटना को वित्त 
( वै० दा ०नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को०-22/ बि ० वि ० स०- 06/ 11-482 ( 22 ), दिनांक -09.05.2017 तथा 
बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248( क ) के तहत दिनांक -29.11.2016 से 09.12.2016 तक उपार्जित अवकाश एवं 
उक्त सेवा संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक 10.12.2016 से 12.12.2016 तक सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति 
प्रदान की जाती है । 


आदेश से , 


दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


5 सितम्बर 2017 
सं 0 2 स्था०-25/14-3929/वि ० स ० , पटना । — सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या -1150 , दिनांक 14.05.2015 के क्रम 
में श्री सुधीर कुमार गोईत , सेवानिवृत्त प्रशासी पदाधिकारी को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2014 तक संग्रहित कुल 207 ( दो 
सौ सात ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -630 , दिनांक 16.05.2015 द्वारा 
प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 - एम - 2-5-1 /99 खंड 1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 07.04.05 के आलोक में अनुमान्य मूल वेतन 
28660/ - रू ० तथा उस वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि । अंतर राशि के भुगतान की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


आदेश से , 


विमलेन्दु भूषण कुमार , अवर सचिव। 


31 जुलाई 2017 
सं 0 अ ० क ० स०-01/2017-5462 / वि ० स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि सभा 
सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2530 , दिनांक 31.03.2017 के क्रम में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 
के नियम -292 ठ ( 1 ) के तहत् वर्ष 2017-18 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति की शेष अवधि के लिए श्री अब्दुल 
जलील मस्तान , स ० वि ० स ० एवं श्री डॉ ० अब्दुल गफूर , स० वि ० स० को अल्पसंख्यक कल्याण समिति का सदस्य मनोनीत किया 
जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

पाण्डव कुमार सिंह , उप - सचिव। 


10 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


6 जनवरी 2017 
सं 0 अ ० क ० स०-04/2016-55/ वि ० स ०। — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - अ ० क ० स०-04/ 2016-680 / वि ० स ० 
दिनांक 04.04.2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय सदस्य श्री शकील 
अहमद खान , स ० वि ० स ० अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए गठित अल्पसंख्यक कल्याण समिति 
के सदस्य नहीं रहेंगे । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राम श्रेष्ठ राय , सचिव । 


31 जुलाई 2017 
सं 0 आवास 02/ 17-6883/वि ० स० । — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -3344 , दिनांक 31.03.2017 के क्रम में 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा ने श्री तेज प्रताप यादव , 
स० वि ० स ० ( क्षेत्र संख्या -126 ) एवं श्री विजय प्रकाश , स० वि ० स ० ( क्षेत्र संख्या -241 ) को वर्ष 2017-18 की शेष अवधि के लिए 
आवास समिति का सदस्य मनोनीत किया है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

भूषण कुमार झा , उप - सचिव । 


31 जुलाई 2017 
सं 0 आं० सं ० एवं के ० स० स०-06/ 2015-5911/वि ० स० । — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -2334 , दिनांक 31.03. 
2017 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने श्री 
शिवचन्द्र राम , स ० वि ० स ० , क्षेत्र संख्या -127 , राजा पाकड़ ( अ॰जा॰ ) को वर्ष 2017-18 के शेष अवधि के लिए गठित बिहार 
विधान सभा की आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति का सदस्य मनोनीत किया है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 
अनिल कुमार जायसवाल , उप - सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

6 दिसम्बर 2017 
सं 0 6 / सं0-4-01 / 2017-4383 / ( वा 0 कर) —बिहार वित्त सेवा के अधोलिखित पदाधिकारियों को 
वाणिज्य कर पदाधिकारी ( 9,300-34,800 + ग्रेड पे 5,400 रू 0) ( पुनरीक्षित वेतन स्तर -9 रू 0 53100-167800 ) के 
पद पर उनके नाम के सामने कॉलम -5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है : 
क्र ० पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन 

जन्म तिथि 

सम्पुष्टि की तिथि 
सं 0 

3 
श्री आमीर नैय्यर कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया 

05.06.1978 

26.09.17 


1 


2 


4 


5 


1 


N 


श्री मजीद अहमद 


कोषागार पदाधिकारी , उदाकिशुनगंज, 

मधेपुरा 


01.07.1978 


26.09.17 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , उप – सचिव । 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


11 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 
6 दिसम्बर 2017 


सं ० ग्रा ० वि०-3 / स्था0-1-11 / 17 सं0-341273 —निर्वाचन विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक 3999 दिनांक 


05.12.17 द्वारा प्राप्त अनापत्ति के आलोक में निम्नांकित तालिका के क्रम संख्या-1 से 7 पर अंकित ग्रामीण विकास 


पदाधिकारियों ( प्रतीक्षारत पदाधिकारियों सहित ) को स्तम्भ-6 में अंकित प्रखंडों में ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह 


प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित तथा क्रम संख्या-8 से 13 पर ग्रामीण विकास विभाग के 


पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए स्तम्भ -6 में अंकित प्रखंडों में प्रखंड विकास 
पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है : 
अनु पदाधिकारी का 

नव पदस्थापन 

जिला का 
क्रमांक / 

पूर्व पदस्थापन स्थान 
सं . 

प्रखंड का नाम 


क्र . 


गृह जिला 


नाम 


नाम 


ID No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


श्री अनुराग 


129092 


मुजफ्फरपुर 


प्रतीक्षारत 


इंडखोरा 


कटिहार 


2 


188643 


आदित्य 
श्री रधुनन्दन 

आनंद 
श्रीमती प्रियंका 


बांका 


प्रतीक्षारत 


रंगराचौक 


भागलपुर 


3 


108962 


भोजपुर 


गोपालपुर 


भागलपुर 


4 


212137 


श्रीमती 
मोनालिशा 
प्रिदर्शनी 


कैमूर 


जलालगढ़ 


पूर्णियां 


5 


200448 


श्री सुशील कुमार 


खगडिया 


नौबतपुर 


पटना 


प्रतीक्षारत 
अधिसूचित ग्रामीण 
विकास पदाधिकारी सह 
प्रभारी प्रखंड विकास 
पदाधिकारी , आरा सदर 

ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी सह प्रभारी 
प्रखंड विकास पदाधिकारी, 

मरौना, सुपौल 
अधिसूचित ग्रामीण 
विकास पदाधिकारी सह 
प्रभारी प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, पिपरिया , 

लखीसराय 
अधिसूचित ग्रामीण 
विकास पदाधिकारी सह 
प्रभारी प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, जलालगढ , 

पूर्णियां 


6 


208266 


श्री सुदर्शन 
कुमार 


पटना 


महनार 


वैशाली 


7 


170985 


श्री सूरज कुमार 

सिंह 


उत्तर प्रदेश 


पकडीदयाल 


पूर्वी 
चम्पारण 


12 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


क्र . 


अनु 
क्रमांक / 


पदाधिकारी का 


नव पदस्थापन 


जिला का 


गृह जिला 


पूर्व पदस्थापन स्थान 


सं . 


नाम 


प्रखंड का नाम 


नाम 


ID No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


श्री विजय कुमार 


प्रसार पदाधिकारी सह 
RDD / 

श्री अरशद रजा 
8 

वैशाली सहायक परियोजना 

पिपरिया लखीसराय 
000852 खान 

पदाधिकारी , लखीसराय 

प्रसार पदाधिकारी सह 
RDD/ 

पूर्वी 
9 श्री रामजी प्रसाद भोजपुर 

सहायक परियोजना 

मधुबन 
001117 

चम्पारण 
पदाधिकारी , गया 

प्रसार पदाधिकारी सह 
RDD / 
10 

बक्सर 

सहायक परियोजना सिधवलिया गोपालगंज 
001434 सिंह 

पदाधिकारी, कैमूर 

महिला प्रसार पदाधिकारी 
RDD/ श्रीमती प्रमिला 

पूर्वी 
11 

मधेपुरा 

सह सहायक परियोजना चकिया 
000171 कुमारी 

चम्पारण 
पदाधिकारी, बेगूसराय 
श्रीमती 

महिला प्रसार पदाधिकारी 
RDD / 
12 

मणिमाला सहरसा सह सहायक परियोजना 

मरौना सुपौल 
001831 
कुमारी 

पदाधिकारी, मधेपुरा 
RDD / श्रीमती शंभा 

कार्यपालक दंडाधिकारी, 
13 भागलपुर 

कटरा मुजफ्फरपुर 
001380 कुमारी 

शेखपुरा 
2. उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या -13 पर अंकित पदाधिकारी की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, 
पटना से वापस लेते हुए पदस्थापित किया गया है । 

3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा | इस अधिसूचना एवं इससे पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं 
में यदि कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान में निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्धारा संबंधित पूर्व की 
अधिसूचना इस हद तक विलोपित मानी जायेगी । 

4. नव पदस्थापित / अधिसूचित पदाधिकारी अपने नवपदस्थापन स्थान पर / प्रखंड में योगदान देना तथा 
प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा योगदान एवं प्रभार प्रतिवेदन अविलम्ब विभागीय ईमेल ( rIrsec 
bih@nic.in ) पर भेजना सुनिश्चित करेंगे । 

5. नव पदस्थापित पदाधिकारी के माह दिसम्बर , 2017 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से 
किया जायेगा । 

6. नवपदस्थापित पदाधिकारी अपना Digital Signature Register करने का कार्य State MIS Nodal Officer के 
माध्यम से करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राधा किशोर झा , विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 39-571 +15 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


w 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

14 जुलाई 2017 
सं 0 1 स्था०-229/16-5198/ वि ० स ० । — सभा सचिवालय के ज्ञापांक -1 स्था०-227/16-2162 , दिनांक 12 जुलाई, 2016 
द्वारा निलंबित अवर सचिव , श्री मणिकान्त निराला पर सभा सचिवालय के ज्ञापांक -1 स्था०-227 /16-2177-81 , दिनांक 12.07. 
2016 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा दोषी पाये जाने एवं सभा सचिवालय के ज्ञापांक -1 
स्था०-229/16-25( स), दिनांक 19.06.2017 द्वारा पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा के प्रतिउत्तर पर सम्यक् विचारोपरांत श्री मणिकान्त निराला , 
अवर सचिव (निलंबित ) को " पंक्ति में अवनत ( पंक्तिच्युति ) " अर्थात् निम्नतर पद यथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पंक्तिच्युत 
किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 

( 2 ) श्री मणिकान्त निराला, अवर सचिव ( निलंबित ) के विरूद्ध निलंबन आदेश को भैकेट करते हुए उन्हें पुनः उपरोक्त 
दण्डानुसार अर्थात् प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर बहाल ( Reinstate ) किया जाता है । 

( 3 ) इनके निलंबन अवधि दिनांक 12.07.2016 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक उन्हें जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त 
और कुछ भी राशि नहीं दिया जाएगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

दीनानाथ प्रसाद , अवर सचिव । 


अभियंता प्रमुख सह - अपर आयुक्त - सह 

-विशेष सचिव का कार्यालय 
पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना । 


कार्यालय आदेश 

26 जुलाई 2017 
सं ० प्र0-3 / सी 0 7-11 / 2017-133 — बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक -1752 / आ ० दिनांक 27.05. 
2015 द्वारा विज्ञापन संख्या -1906 / 2006 के तहत् कनीय अभियंता ( असैनिक ) के पद पर पूर्व प्रेषित अनुशंसित सूची में से 22 
अभ्यर्थियों की अनुशंसा वापस ली गयी थी । उक्त सूची में पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना को आवंटित अभ्यर्थी श्री राजीव 
रंजन वर्मा शामिल थे । बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना के उक्त पत्र के संदर्भ में जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना से 
प्राप्त पत्र संख्या-3080 दिनांक 01.07.2015 के आलोक में पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना के कार्यालय आदेश 
संख्या -193 - सह - पठित ज्ञापांक -4484 (ई ०) दिनांक 20.07.2015 द्वारा श्री राजीव रंजन वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ 
प्रमंडल संख्या -1, मुजफ्फरपुर की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था । 


- 


14 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


2 . 


उक्त विभागीय आदेश के विरूद्ध श्री राजीव रंजन वर्मा एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में 
सी ० डब्लू० जे ० सी ० संख्या -11850 / 2015 दायर की गई । उक्त मामले में दिनांक 07.12.2015 को पारित न्यायादेश द्वारा श्री 
वर्मा की नियुक्ति रद्द करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया । इसके उपरांत विभाग द्वारा श्री वर्मा की पुनर्नियुक्ति हेतु 
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से अनुशंसा के बिन्दु पर मार्गदर्शन की मांग की गयी । तत्पश्चात् बिहार कर्मचारी चयन 
आयोग, पटना द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय , पटना में एल ० पी ० ए ० संख्या -844 / 2016 दायर की 
गई । उक्त मामले में पारित न्यायादेश द्वारा पुनः उक्त विभागीय आदेश को रद्द करते हुए अनुशंसा वापस लिये गये अभ्यर्मियों 
से परीक्षा में कदाचार के बिन्दु पर आयोग / राज्य सरकार को कारण - पृच्छा मांगते हुए संशोधित परीक्षाफल जारी करने का 
आदेश दिया गया । 

3. इसी बीच सीडब्लू ० जे ० सी ० संख्या -11850 / 2015 से उद्भूत एम ० जे ० सी ० संख्या -2097 / 2016 राजीव रंजन 
वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश दिनांक 24.05.2017 द्वारा श्री वर्मा को विभाग में कनीय अभियंता 
( असैनिक) के पद पर पुनर्नियुक्त करते हुए पृच्छा कर सुनवाई का आदेश विभाग को प्राप्त हुआ है । इस आलोक में विभागीय 
पत्रांक -5030 (एस ) दिनांक 08.06.2017, पत्रांक -5444 ( एस ) दिनांक 21.06.2017 एवं पत्रांक -4031 ( ई ०) दिनांक 12.07.2017 
द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से श्री वर्मा की पुनर्नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के बिन्दु पर लिये गये निर्णय से 
अवगत कराने का अनुरोध किया गया । 

4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना के पत्रांक -1617 / आ ० दिनांक 22.07.2017 द्वारा श्री राजीव रंजन वर्मा, 
भूतपूर्व कनीय अभियंता , पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की पुनर्नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है । 

अतः श्री राजीव रंजन वर्मा को बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कनीय अभियंता 
( असैनिक ) के पद पर तत्काल प्रभाव से पुनर्नियुक्त किया जाता है । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से, 
( ह ० ) अस्पष्ट , अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव । 


- 


सं 0 सी 0 / सी 0 आई0मिस -207 / 97 खण्ड -1-8487 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


संकल्प 

20 सितम्बर 2017 
विषयः - वर्ष 1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में मृत / लापता व्यक्तियों के आश्रित बीबी जुलेखा, पति - स्व 0 मो 0 मोईन , 

ग्राम - लौगांय, अंचल - गोराडीह, जिला - भागलपुर को अनुग्रह अनुदान देने हेतु साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग ( सम्प्रति 
आपदा प्रबंधन विभाग ) के पत्रांक - 293 – सा 0 आ 0, दिनांक 29.12.1989 की कंडिका-1 के नोट को शिथिल करने के 
संबंध में । 

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक -143 / दं 0 से 0, दिनांक 19.12.2016 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में 
दायर वाद सी 0 डब्लू0 जे0 सी 0 सं0-13123 / 2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में वर्ष 1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक 
दंगा में मृत / लापता व्यक्तियों के आश्रित बीबी जुलेखा को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान के संबंध में राज्य सरकार के 
निर्णय / मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई थी । 

2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर के उपर्युक्त पत्र एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा वाद 
सी 0 डब्लू 0 जे0 सी 0 सं0-13123 / 2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में वर्ष -1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा में 
मृत / लापता व्यक्तियों के आश्रित बीबी जुलेखा, पति - स्व 0 मो 0 मोईन , ग्राम - लौगांय, अंचल - गोराडीह, जिला -भागलपुर के 
परिवार के मारे गए सात सदस्यों में से अनुग्रह अनुदान हेतु अस्वीकृत तीन सदस्यों के मामलों में भी राज्य सहायता कोष से 
अनुग्रह अनुदान दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग ( सम्प्रति आपदा 
प्रबंधन विभाग) के पत्रांक- 293 – सा 0 आ 0 , दिनांक 29.12.1989 की कंडिका -1 के नोट- (i), (ii ) एवं (iii ) को शिथिल 
करने का निर्णय लिया गया है । 

3. उक्त शिथिलीकरण के उपरांत वर्ष 1989-90 के भागलपुर साम्प्रदायिक दंगों में बीबी जुलेखा, पति - स्व ० मो 0 
मोईन, ग्राम - लौगांय, अंचल - गोराडीह, जिला - भागलपुर के परिवार के मारे गए सात सदस्यों में से अनुग्रह अनुदान हेतु 
अस्वीकृत तीन सदस्यों (प) मो 0 रसीद, पिता - स्व 0 रईस (पप) मो 0 मोकिम , पिता - स्व 0 रईस एवं (पपप) बीबी मीनू पिता स्व ० 
मो 0 रईस के मामलों में भी राज्य सहायता कोष से अनुग्रह अनुदान दिया जा सकेगा । 
4. यह शिथिलीकरण अपवाद स्वरूप केवल उपर्युक्त प्रासंगिक मामले के लिए है और यह पूर्वोदाहरण नही होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


| 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


15 


ग्रामीण विकास विभाग 


, 


अधिसूचनाएं 

30 नवम्बर 2017 
सं 0 ग्रा 0वि0-14( नि 0 को ० ) वैशाली -42 / 2017-340283/ ग्रा o वि o— श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी - सह - प्रखंड विकास पदाधिकारी , महनार प्रखंड, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के 
गठित धावा दल द्वारा दिनांक 04.09.2017 को परिवादी श्री सोनू पासवान से ₹ 30,000.00 ( तीस हजार रुपये ) 
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरूद्ध 
निगरानी थाना कांड संख्या- 070/2017 दिनांक 04.09.2017, धारा- 7/8/13 ( 2 )-सह - पठित धारा -13 ( 1) ( डी ) 
भ्र 0 नि 0 अधि0 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के ज्ञापांक- 2625 / अप O शा 0 दिनांक 13.09.2017 
से प्राप्त हुई जो सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक- 12703 दिनांक 05.10.2017 के माध्यम से 
प्राप्त हुआ । 

2. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9 ( 2 )( क ) 
में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । 
चूँकि श्री कुमार द्वारा दिनांक 06.11.2017 को कारा से मुक्त होने की सूचना देते हुए दिनांक- 07.11.2017 को 
विभाग में योगदान समर्पित किया गया है । अत : बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम- 9( 3)(i ) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को निलम्बनमुक्त करते हुए 
दिनांक 07.11.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है । 

3. कारा अवधि के निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 
4. उपरोक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संजय 

कुमार सिंह , संयुक्त सचिव । 


30 नवम्बर 2017 
सं ० ग्रा 0वि0-14 (नि ० को ० ) वैशाली -42 / 2017-340284 / ग्रा ० वि ० श्री प्रमोद कुमार , तत्कालीन ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी - सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड , जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल 
द्वारा दिनांक 04.09.2017 को परिवादी श्री सोनू पासवान से ₹ 30,000.00 (तीस हजार रुपये ) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार 
कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 070/2017 दिनांक 
04.09.2017, धारा- 7/8/13( 2 )-सह - पठित धारा- 13 (1)( डी ) भ्र 0 नि 0 अधि 0 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 
के ज्ञापांक- 2625 / अपO शा O दिनांक 13.09.2017 से प्राप्त हुई जो सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक- 12703 
दिनांक 05.10.2017 के माध्यम से प्राप्त हुआ । 

2. तत्पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम- 9 ( 2 )( क ) में निहित 
प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया गया, परंतु श्री कुमार द्वारा दिनांक 
06.11.2017 को कारा से मुक्त होने की सूचना देते हुए दिनांक 07.11.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया । अत : 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम- 9 (3 )(i ) में निहित प्रावधान के आलोक में 
श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या- 340283 दिनांक 30.11.2017 द्वारा निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 07.11.2017 के 
प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया । 

3. चूँकि श्री कुमार के विरूद्ध गम्भीर कदाचार का आरोप एवं निगरानी थाना काण्ड सं0-70 / 2017 दिनांक 
04.09.2017 दर्ज है, अत : श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 2005 के नियम- 9(1)( ग ) के 
तहत योगदान स्वीकृति तिथि दिनांक 07.11.2017 के प्रभाव से पुन : निलम्बित किया जाता है । 

4. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुजफ्फरपुर समाहरणालय , विकास शाखा निर्धारित किया जाता है । 

5. निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के 
नियम -10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
6. उपरोक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


16 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


सं 0 ( सं 0 सं 0- ग्रा 0वि0-14(मुं ) खग0-02 / 2017 ) —340324 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

1 दिसम्बर 2017 
श्री मनोज कुमार अग्रवाल, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी -सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी , मानसी, खगडिया सम्प्रति 
ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह -प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराहाट , बाँका के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, खगडिया के पत्रांक- 136 दिनांक 
07.03.2017 द्वारा पितृत्व अवकाश स्वीकृत कराये बिना आवेदन देकर मुख्यालय छोड़ने , पितृत्व अवकाश की अवधि में प्रशासनिक एवं 
वित्तीय कार्य संपादित करने , मानव श्रृंखला आयोजन के दौरान लापरवाही बरतने , गलत स्पष्टीकरण सम्प्रेषित कर वरीय पदाधिकारी को 
गुमराह करने , मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, मुख्यालय में आवासन नहीं रखने , ऑडिया क्लिप के द्वारा प्रयोग की 
जा रही भाषा के अवांछित होने, जनप्रतिनिधि प्रमुख के साथ उनकी पत्नी के जन्मदिवस पर स्टेज पर नृत्य करने , समारोह के दौरान 
गोली चलाने , नियम का उल्लंघन कर सात सौ लोगों को 10 ( दस ) किलो अनाज उपलब्ध कराने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं 
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में नियमानुसार कार्य नहीं करने आदि के लिए आरोप प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्यवाही की 
अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त कराया गया। 

2 ) श्री अग्रवाल से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, खगडिया का 
मंतव्य प्राप्त किया गया । जिला पदाधिकारी, खगडिया द्वारा श्री अग्रवाल के विरूद्ध गठित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला 
पदाधिकारी, खगडिया से प्राप्त मंतव्य के सम्यक् समीक्षोपरान्त विषयगत मामले की वृहद् जाँच हेतु श्री अग्रवाल के विरूद्ध विभागीय 
कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । 

3) तदआलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-2005 के नियम- 17 (2) के तहत् इस 
विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अनुराग कौशल सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार , पटना को संचालन 
पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, खगडिया द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

4 ) श्री मनोज कुमार अग्रवाल, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी -सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, मानसी, खगडिया 
सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाराहाट, बाँका से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव में 
अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे। 
आदेश: —आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी 
सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
संजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव । 


सं 0 ( सं 0 सं0- ग्रा 0वि0-14 (मुं ०) खग0-02 /2015 ) —340835 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

5 दिसम्बर 2017 
सुश्री रीना कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगडिया सदर सम्प्रति ग्रामीण 
विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी , मधेपुरा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, खगडिया के पत्रांक- 1155 दिनांक 
11.08.2016 द्वारा इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय 2014-15 में जाँच पदाधिकारी को संशोधित चयन सूची उपलब्ध कराने की 
जगह त्रुटिपूर्ण सूची उपलब्ध कराने, योग्य लाभार्थियों को अयोग्य तथा ग्राम में उपस्थित लाभार्थियों को चयन सूची में बाहर दिखाने, 
सूची में हेरा-फेरी करने, इन्दिरा आवास चयन हेतु दिये गये मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर व्यापक 
अनियमितता बरतने आदि के लिए आरोप प्रपत्र क गठित कर विभाग को प्राप्त कराया गया । 

2) सुश्री कुमारी को उक्त आरोपों पर विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया । किन्तु विभाग के स्तर से 
कई पत्रों के बावजूद भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। यह विभागीय आदेश की अवहेलना एवं उनकी 
अनुशासनहीनता द्योतक है। जिला पदाधिकारी, खगडिया द्वारा सुश्री कुमारी के विरूद्ध गठित आरोप एवं विभाग के आदेशों की अवहेलना 
एवं अनुशासनहीनता की वृहद् जाँच हेतु सुश्री कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । 


बिहार गजट , 13 दिसम्बर 2017 


17 


3) तद्आलोक में बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली -2005 के नियम- 17(2) के तहत् इस 
विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विनोद कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग , बिहार, पटना को संचालन 
पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, खगडिया द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। 

4) सुश्री रीना कुमारी, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी -सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगडिया सदर सम्प्रति ग्रामीण 
विकास पदाधिकारी -सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी, मधेपुरा से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव में अपना पक्ष रखते हुए 
जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी 
सम्बन्धित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संजय कुमार सिंह , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 39-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


